निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 पौष 1934 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 16 जनवरी 2013 


( संo पटना 67 ) 


सं0 एम - 4- 02 / 2006 ( खंड -I) - 391 /वि0( 2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 

14 जनवरी , 2013 
विषयः बिहार कोषागार संहिता , 2011 के परिशिष्ट एवं फॉर्म में संशोधन के संबंध में । 

बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम- 316 के अंतर्गत विभागीय अग्रिम मद में ऐसी 
परियोजनाओं जिसके कार्यान्वयन के लिये दायित्व एवं राशि संबंधित विभागों द्वारा किसी बोर्ड /निगम को 
दी जाती है उस राशि के लिये डी . सी . विपत्र समर्पित करने में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए 
बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम - 380 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कोषागार 
संहिता , 2011 में एक Form- 27 ( C ) एवं उसके साथ अनुलग्नक 27 ( C ) ( 1 ) के रूप में सम्मिलित 
किया जाता है । ( अनुलग्नक - BTC Form- 27 (C ), 27 (C ) (1 )) 

प्रपत्र 27 ( C ) को 27 ( C ) ( 1 ) के साथ सम्बद्ध किया गया है । प्रमंडलवार / कार्यालयवार 
Voucher की विवरणी प्रपत्र 27 ( C ) ( 1 ) में ही अंकित रहेगा । 27 ( C ) एवं 27 ( C ) ( 1 ) के साथ 
संबंधित कार्य एजेंसी को BTC Form- 34, 35 , 36 , 37 एवं 38 में Voucher भी समर्पित किये जाने 
होंगे । Centage से संबंधित Voucher की विवरणी को प्रपत्र 27 ( C ) ( 1 ) में अंकित करते हुए 
संलग्न किया जाना होगा । 
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय । 
अनु0 :- यथोपरि । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उदय सिंह कुमावत , 
सचिव (व्यय ) । 


PER JGTC ( 37HTERUT), 16 Jaaf 2013 


Bihar Treasury Code- 2011 


BTC FORM - 27 C 

( See Rule -316 ) 


For Execution of works by Agency other than works Division 


DETAILS OF AC BILL DRAWN BY 
DEPARTMENT 


DETAILS OF AMOUNT TRANSFERRED 

BY DEPARTMENT 


DETAILS OF ACCOUNTING BY OFFICE 


Bank 
Draft /Challan 
No. and Date by 

which amount 
had been drawn 


Details of Bank 
Draft/Challan / 

Cheque 


Name of Office to 
whom amount had 
been transferred and 

other details 


Details of 
received 
amount 


Month in which 
the corporation / 

work Agency 
has received the 

fund in its 
account 


Details of 
expenditure 
which has 

been 
incurred as 
per Form 
27 C (1 ) 


NameofDDO 


NameofTreasury 


ACBillNo.andDate 


Amount 


BillCode TVNo.anddate 

No. 


NameofDepartmentfromwhomamounthavebeen 

obtained 


Date 


Amount 


No. 


Date 


Amount 


NameofOffice 


Month 


Amount 


Head 


BankDrart/Challan 


Date 


Amount 


Year 


Amount 


Head 


Year 


Amount 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


Signature of authorized 

signatory ofworks 
Agency not below the 
rank of Executive 

Engineer 
( For Column 18 to 25 ) 


Signature of DDO 
(For Column 1 to 9) 


Signature of DDO 
( For Column 10 to 

17 ) 


ROER JGTC (31HTETJUT ), 16 Jaar 2013 


BTC FORM - 27 C (1) 

( See Rule - 316 ) 


LINKING DETAILS OF VOUCHER 


Name of office/Corporation : 
Head : 
Bill Code : 
AC Bill No : 


AC Bill Amount : 


DC Bill Amount : 


SI No . 


Name of Divisions 


Voucher No. 


Voucher Date 


Type of Voucher 
(BTC FORM 
34 /35 / 36 / 37 / 38 
or voucher 
related to 
centage ) 


Voucher 
Amount 


Total 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जनवरी 2013 


The following is certified : 

The Voucher details mentioned above are not repeated against any another AC Bill 
The Vouchers are available with the office and can be produced before AG as per requirement. 


The Vouchers will be in the format of BTC FORM - 34 /BTC FORM - 35 / BTC FORM - 36 / BTC FORM - 37 / 
BTC FORM - 38 or voucher related to centage. 


(iv ) 


Copies of vouchers in column 3 are inclosed . 


Signature of authorized 
signatory of works Agency not 
below the rank of Executive 

Engineer . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 67 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


